निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 आषाढ़ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 609 ) पटना, शुक्रवार , 22 जुलाई 2016 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

22 जुलाई 2016 
सं0 बी1 - 3 - 73 / 2016 - 26 - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा - 67 के उपबंधों के अनुसरण में 
बिहार विधान परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन , 2016 के निर्वाचन परिणाम से संबंधित निम्नलिखित घोषणायें ( प्ररूप 21 क ), जिसमें बिहार 
राज्य के विधान सभा सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम दिये गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के 
लिए प्रकाशित की जाती हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सोहन कुमार ठाकुर, 

संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 जुलाई 2016 

प्ररूप 21क 

नियम 11 (1) देखिए, 

(द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान निर्विरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा ( 2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम -11 के उप नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की 
उपधारा (2 ) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ कि 
अर्जुन साहनी 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं | 
मु - नया गंगा सागर, वार्ड नं० - 26, 
पोस्ट - दरभंगा एच०ओ०, थाना - लहेरियासराय , 
जिला - दरभंगा, पिन - 846004 
मो० कमर आलम 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं । 
ग्राम + पोस्ट - जितवारपुर चौथ, 
थाना - समस्तीपुर मुफ्फसिल, जिला - समस्तीपुर 
गुलाम रसूल 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
एदारा - ए - शरीया, मोहल्ला - नौघरबा सुल्तानगंज, 
थाना - सुल्तानगंज , डाकघर - महेन्द्र , पटना, 
अंचल - पटना सदर (बिहार ), 
पिन कोड - 800006 
तनवीर अख्तर 

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं । 
रोड नं0 - 02, शांति वाग, न्यू करीम गंज , 
गया - 823001 
रणविजय कुमार सिंह 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं । 
सी / 207, पुलिस कॉलोनी, अनिसाबाद, अलीनगर 
थाना - गर्दनीबाग , जिला - पटना 
विनोद नारायण झा 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
ग्राम + पत्रालय - घोंघौर, भाया - राजनगर, 
थाना - बाबूबरही, जिला - मधुबनी, बिहार 
सी०पी०सिन्हा उर्फ चन्देश्वर प्रसाद सिन्हा 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
ग्राम - महाबलीपुर, डाकघर - दिहुली , 
थाना - दुल्हिन बाजार , पालीगंज , पटना 


उस सदन में 07 ( सात) सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 21 जुलाई, 2016 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने 
के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना 
तारीख : 03 जून, 2016 


( ह०) अस्पष्ट, 

रिटर्निंग आफिसर 
बिहार विधान परिषद् का द्विवार्षिक निर्वाचन । 


fabR JGIC ( 31HTERUT), 22 Jcl$ 2016 

FORM – 21 A 

[ See rule II ( 1 ) ] 
( For use in Biennial election when seat is uncontested ) 
Declaration of the result of Election under Sub - section ( 2 ) of section - 53 of the 
Representation of the People Act, 1951 
Election to the Legislative Council of Bihar by themembers of the Legislative Assembly 

In pursuance of the provisions contained in Sub - section ( 2) of section - 53 of the 
Representation of the People Act, 1951 read with sub rule (1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections 
Rules 1961, I declare that : 
1. Arjun Sahani 

Sponsored by Bharatiya Janata 
Mu- Naya Ganga Sagar, Ward No.- 26 , 

Party 
P . O . - Darbhanga H .O .,P .S .- Laheriasarai, 
Dist. - Darbhanga , Pin - 846004 
Md. Qamar Alam 

Sponsored by Rashtriya Janata Dal 
Vill. + Post .- Jitwarpur Chauth , 
P . S.- Samastipur Mufassil, 
Dist.- Samastipur 
Gulam Rasool 

Sponsored by Janata Dal (United ) 
Edara - E - Sharia , 
Mohalla - Naugharwa Sultanganj, 
P . S.- Sultanganj, P .O .- Mahendru , Town- Patna , 
Anchal- Panta Sadar (Bihar) 
Pin - 800 006 
Tanweer Akhtar 

Sponsored by Indian National 
Road No.- 02 , Shanti Bagh , 

Congress 
New Karimganj, Gaya , Pin - 823001 
Ranvijay Kumar Singh 

Sponsored by Rashtriya Janata Dal 
C /207 , Police Colony , Anisabad , Alinagar , 
P . S .- Gardanibagh , Dist .- Patna 
Vinod Narain Jha 

Sponsored by Bharatiya Janata 
Vill + P .O .- Ghonghour, 

Party 
Via - Rajnagar, 
P . S .- Babubarhi, 
Dist.- Madhubani, Bihar 
C . P . Sinha Alias Chandeshwar Prasad Sinha Sponsored by Janata Dal (United ) 
Vill- Mahabalipur, P . O .- Dihuli, 
P .S .- Dulhin Bazar, Paliganj, Patna 

have been duly elected to fill the seats in that House of Seven (07 ) members retiring on 
21st July , 2016 on the expiration of their term of office . 


Place : Bihar Vidhan Sabha Secretariat, Patna 
Date : 03rd June , 2016 


Sd /- Illegible, 
Returning Officer 
for the biennial election 
to the Bihar Legislative Council. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOE ( 37RITET UT ) 609 -571 + 50 - ochouten 

Website: http :// egazette .bih . nic.in 


